" 


. 


. 


COS 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 ज्येष्ठ, 1940 ( श०) 


संख्या- 560 


राँची, बुधवार 


6 जून , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 
18 मई, 2018 


संख्या- 13/वरीय स्था० पद०- 01/ 2016 का०- 3353 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री प्रकाश दूबे, अपर न्यायायुक्त , राँची को अगले आदेश तक विशेष न्यायाधीश , अन्० 
जाति तथा अन्० जनजाति ( अत्याचार निरोधक ) अधिनियम , 1989 की संशोधित धारा 14( 1) के 
अन्तर्गत अपराधों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या- 13 / वरीय स्था० पद०-01/ 2016 का० - 3354-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में श्री रमेश कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग को अगले आदेश तक 
विशेष न्यायाधीश , अनु० जाति तथा अनु० जनजाति ( अत्याचार निरोधक ) अधिनियम , 1989 की 
संशोधित धारा 14(1) के अन्तर्गत अपराधों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय , हजारीबाग के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 6 जून , 2018 
संख्या- 13/ वरीय स्था० पद०-01/ 2016 का०- 3355 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री सत्यप्रकाश नं०-2, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , देवघर को अगले आदेश तक 
विशेष न्यायाधीश, अनु० जाति तथा अनु० जनजाति ( अत्याचार निरोधक) अधिनियम , 1989 की 
संशोधित धारा 14( 1) के अन्तर्गत अपराधों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय , देवघर के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 13/ वरीय स्था० पद०- 01/ 2016 का०- 3356 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री रिजवान अहमद , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , धनबाद को अगले आदेश तक 
विशेष न्यायाधीश , अनु० जाति तथा अन्० जनजाति ( अत्याचार निरोधक ) अधिनियम , 1989 की 
संशोधित धारा 14(1) के अन्तर्गत अपराधों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय , धनबाद के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 560 -- 50 


